निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 26 ) पटना , वृहस्पतिवार , 3 जनवरी 2019 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

6 दिसम्बर 2018 
सं० 01 / एम०बी० - 1249 / 18 श्र०सं० -7881 – मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 14 में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्न पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत की स्थानीय सीमाओं के भीतर 
सभी प्रतिष्ठानों हेतु निरीक्षक नियुक्त करते हैं । 


पदाधिकारियों का पदनाम 
सभी कारखाना निरीक्षक 


क्षेत्राधिकार 
पदस्थापित अंचल के अन्तर्गत सभी प्रतिष्ठानों में ( खान 

एवं सर्कस को छोड़कर ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

के० सेंथिल कुमार, 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 6th December 2018 
सं० 01 / एम०बी० - 1249 / 18 श्र०सं० -7881 — In exercise of the powers conferred by section 14 of 
the Maternity Benefit Act, 1961 the Governor of Bihar is pleased to appoint the following officers to 
be the Inspectors for carrying out the purposes of the said Act in respect of the local limits 


mentioned against their names . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 जनवरी 2019 


Areas 


Designation of the Officers 
All Inspector of Factories 


In every establishment (except mines & circus) 
situated in Respective circles in which they have 

___ been posted . 


By order of the Governor of Bihar , 

K . Senthil Kumar, 
Special secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 26 - 571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


